शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013-2015. " 


" बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई. दिनांक 
30-05-2001 . ” 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ 


राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 471 ] 


रायपुर, गुरुवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2020 

आश्विन 9 , शक 1942 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर , दिनांक 8 सितम्बर 2020 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 1-4 / 2020 / 18.- छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 29 
की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नगर पालिका परिषद खैरागढ़, 
जिला राजनांदगांव ( छ.ग.) के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता है : 

नगर पालिका परिषद खैरागढ़ को 20 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड 
की सीमा निर्धारित करता है । 
यह अधिसूचित करता है कि, ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा । 

अनुसूची 


1 . 


2 . 


वार्ड क्रमांक 


वार्ड का नाम 


1 


2 


महात्मा गांधी वार्ड (पिपरिया ) 
रानी अवंती बाई वार्ड (पिपरिया ) 
गंजीपारा वार्ड 
राजफेमली वार्ड 


3 


4 


5 


ठाकुर पारा वार्ड 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


बरेठपारा वार्ड 
महावीर स्वामी वार्ड ( गोलबाजार) 
तुरकारी पारा वार्ड 
ईतवारी बाजार वार्ड 
गुरू घासीदास वार्ड ( लालपुर) 
शीतला मंदिर वार्ड (किल्लापारा / धरमपुरा ) 
अमलीपारा वार्ड 
पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड ( धनेली ) 
संत रविदास वार्ड ( सोनेसरार ) 
सुभाषचंद्र बोस वार्ड ( अमलीडीहखुर्द) 
शहीद निकेश यादव वार्ड 
दाऊचौरा वार्ड 
डॉ . भीमराव अम्बेडकर वार्ड 


13 


14 


16 


17 


18 


941 


942 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2020 


19 


गोकुल नगर वार्ड (टिकरापारा ) 
सिविल लाईन वार्ड (सिविल लाईन / खम्हरिया ) 


20 


उत्तर 


पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


।..... 


उत्तर 


: 


पूर्व 


खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के वार्डो की चतुरसीमा का विवरण 

वार्ड क्रमांक - 1 महात्मा गाधी वार्ड (पिपरिया) 
शैलेन्द्र वर्मा के घर से रामअवतार के घर होते हुए रोड पार कर मुस्लिम कब्रिस्तान से दुर्गा मंदिर होते 
हुए धान खरीदी केन्द्र तक । 
धान खरीदी केन्द्र से रोड पार कर जयराम तालाब होते हुए केन्द्रीय विद्यालय तक । 
केन्द्रीय विद्यालय से वन काष्ठागार होते हुए मस्जिद के पास नदी की छोर से मुक्तिघाम तक । 
मुक्तिघाम से रूपदास पटेल के घर से कृष्णा वर्मा के घर होते हुए शैलेन्द्र वर्मा के घर तक । 

वार्ड क्रमांक - 2 रानी अवंतीबाई वार्ड (पिपरिया ) 
हितेश वर्मा के घर से सड़क की ओर आगे बढ़ते हुए चन्द्रेश वर्मा के कोठार से सड़क पार कर घोसू 
के कोठार तक । 
घोसू के कोठार से दुर्गा मंच नवीन प्राथमिक शाला भवन होते हुए मुख्य मार्ग में भानूप्रताप 

के मकान 
से पूर्व माध्यमिक शाला होते हुए मुस्लिम कब्रिस्तान के पहले तक । 
मुस्लिम कब्रिस्तान के पहले वाली गली से मुख्य मार्ग की ओर आगे बढ़ते मारूटोला मार्ग में मनोज 
साहू के तक । 
मनोज साहू के घर से सड़क पार कर सफीक खान के मकान होते हुए हितेश वर्मा के मकान तक । 

वार्ड क्रमांक - 3 गंजीपारा वार्ड 
मोंगरा में तुलसी पटले के मकान से सम्पूर्ण मोंगरा क्षेत्र होते हुए मोंगरा तालाब तक । 
मोंगरा तालाब से पुल पार कर विष्णु यादव के मकान से गायत्री नगर होते हुए श्रीघर वकील के 
मकान होते हुए सिद्धार्थ सिंह से आगे बढ़ते हुए जल प्रदाय गृह से स्वीपर मोहल्ला तक । 
स्वीपर मोहल्ला से जल प्रदाय गृह मार्ग होते हुए गौरव पथ की ओर आगे बढ़ते हुए मुख्य मार्ग में 
सांई मंदिर, बी.टी.आई. से शिवा इंडेन गैस गोदाम तक । 
शिवा इंडेन गैस गोदाम से लारा बांध की ओर पिपरिया नदी पार कर मोंगरा तक । 


। 


दक्षिण 


पश्चिम 


: 


उत्तर 


पूर्व 


दक्षिण 


पश्चिम 


: 


वार्ड क्रमांक - 4 राजफेमली वार्ड 


उत्तर 


: 


पूर्व 


: 


विनय शरण सिंह के मकान से दिनेश्वर सिंह के मकान होते हुए यादव मोहल्ला घृतेन्द्र सिंह के 
मकान तक । 
घृतेन्द्र सिंह मकान से पिपरिया नाला किनारे किनारे शितला मंदिर से शैलेष सिंह की ओर आगे बढ़ते 
हुए जमातपारा की ओर संदीप किराना स्टोर तक । 
संदीप किराना स्टोर से बी.बी.सी. के घर होते हुए सुरभि बुक डिपो तक । 
सुरभि बुक डिपो से मुख्य मार्ग में जनपद कार्यालय, मंगल भवन अटल उद्यान होते हुए विनय शरण 
सिंह के घर तक । 


दक्षिण 
पश्चिम 


वार्ड क्रमांक - 5 ठाकुरपारा वार्ड 


उत्तर 
पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


.......... 


लालपुर स्टाप डेम से पिपरिया नदी के किनारे किनारे आगे बढ़त हुए चैतू रजक के मकान तक । 
चैतू रजक के घर से पुरूषोत्तम महोबिया के घर तक । 
पुरूषोत्तम महोबिया के मकान से आगे बढ़ते हुए शासकीय अस्पताल तक । 
शासकीय अस्पताल होते हुए लालपुर स्टाप डेम तक । 


: 


वार्ड क्रमांक 

- 6 बरेठपारा वार्ड 


उत्तर 


पूर्व 


: 


दक्षिण 


रफीक खान के घर से नदी किनारे होते हुए प्रहलाद जंघेल के घर तक 
प्रहलाद जंघेल के घर से रोड पार रोहित पटेल के घर से होते हुए शंकर यादव के घर से आगे बढ़ते 
हुए प्रहलाद जंघेल से घर से नदी किनारे तुलाराम पटेल घर होते हुए भरत यादव के घर तक । 
भारत यादव से होते हुए भागवत अग्रवाल के घर से आगे बढ़ते हुए बख्शी मार्ग में पूर्व की ओर बढ़ते 
हुए अमरचंद बैद के घर तक । 
अमरचंद बैद के घर से आगे बढ़ते कपिल श्रीवास्तव के घर होते हुए अनिल फोटानी के मकान 
से सड़क पार कर बच्चूमल जगमलानी के मकान से होते हुए नदी किनारे से होते हुए रफीक खान 


पश्चिम 


: 


. 


घर तक 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2020 


942 ( 1 ) 


वार्ड क्रमांक -7 महावीर स्वामी वार्ड (गोल बाजार) 


उत्तर 


से यश 


। 


पूर्व 
दक्षिण 


..... 


बंटी तिवारी के घर से चिंताहरण सिंह के घर से रोड पार कर अनिल रंगलानी के दुकान 
मेडिकल से रोड पार कर बांके बिहारी मंदिर से विजय पाल के मकान तक । 
विजय पाल के मकान से होते हुए शंकर बैद के दुकान तक । 
शंकर बैद के दुकान से आगे बढ़ते हुए भीखमचंद खत्री के मकान से रोड पार कर यश किराना होते 
हुए आशीष स्टोर से सुभाष कोचर के मकान तक एवं रोड पार कर गणपति प्लास्टिक स्टोर से दुर्गा 
इलेक्ट्रकल्स से राजनांदगांव मुख्य मार्ग में वर्मा कृषि से चेतन वासवानी के पान दुकान तक । 
चेतन वासवानी के पान से जयस्तभ चौक से आगे बढ़ते हुए शासकीय कन्या शाला होते हुए बंटी 
तिवारी के घर तक । 


पश्चिम 


वार्ड क्रमांक 


8 तुरकारी पारा वार्ड 


उत्तर 
पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


|||| 


दीपचंद चोपड़ा के मकान से बख्शी मार्ग में आगे बढ़ते हुए चंदन अग्रवाल के घर तक । 
चंदन अग्रवाल के घर से राजनांदगांव कवर्धा मुख्य मार्ग । 
राजनांदगांव कवर्धा मुख्य मार्ग में बालमुकुन्द सोनी के दुकान से भारतीय स्टेट बैंक तक । 
भारतीय स्टेट बैंक वाली गली से गुजराती होटल होते हुए शरद जैन के दुकान से रोड पार कर 
दुलीचंद जैन के मकान होते हुए दीपचंद चोपड़ा के मकान तक । 


वार्ड क्रमांक - 9 ईतवारी बाजार वार्ड 


उत्तर 


। 


पूर्व 


संतोषी मंदिर से रोड पार कर प्रदीप अग्रवाल के मकान से आगे बढ़ते हुए थानू रजक के मकान से 
आगे बढ़ते हुए पन्नू जैन के मकान से मेन रोड पार कर ज्वारा घाट तक । 
ज्वारा घाटसे नदी किनारे होते हुए कटिंग घाट से आगे बढ़ते हुए विनिता दुबे के मकान होते हुए 
सुदामा पटेल के मकान तक । 
सुदामा 

पटेल के घर से रोड पार कर अग्रेसन मंच तक 
अग्रसेन मंच से आनंद झा के मकान से आगे बढ़ते हुए मणीलाल अग्रवाल के मकान होते हुए संतोषी 
माता मंदिर चौक तक । 


दक्षिण 
पश्चिम 


...... 


वार्ड क्रमांक – 10 गुरू घासीदास वार्ड (लालपुर) 


उत्तर 


- 


पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


।।। 


मोहन जोशी के घर से आगे बढ़ते हुए देवारीन तालाब रोड होते हुए खजरी मार्ग से पूर्व की ओर 
पुराना शराब दुकान के आगे गजानंद देवांगन के दुकान तक । 

। 
गजानंद दुकान से रोड पार कर सामुदायिक शौचालय होते हुए मुख्य मार्ग में पुलिया तक । 
पुलिया से नदी किनारे होते हुए लालपुर मुक्तिधाम तक । 
मुक्तिधाम से रोड पार कर कांजी हाऊस से आगे बढ़ते हुए खमतराई रोड में चंद्रेश जोशी के घर से 
आगे बढ़ते हुए मोंगरा मोड तक । 


वार्ड क्रमांक 


11 शीतला मंदिर वार्ड (किल्लापारा / धरमपुरा) 


उत्तर 
पूर्व 
दक्षिण 


ÏÏÏ 


कचरू भांडेकर के घर से धमधा रोड में आगे बढ़ते हुए शनिमंदिर के आगे स्टाप डेम तक 
स्टाप डेम से नदी किनारे किनारे कुंवारी पाठ उमराव पुल तक । 
उमराव पुल से भोंदू पटेल के मकान होते हुए शोभा यादव के घर से आगे बढ़ते हुए मुख्य मार्ग में 
महामाया मंदिर के आगे तक । 
महामाया मंदिर के आगे से रोड पार कर हाट बाजार होते हुए नदी पार कर कचरू भांडेकर के घर 


पश्चिम 


... 


तक । 


वार्ड क्रमांक 


12 अमलीपारा वार्ड 


उत्तर 


: 


पूर्व 
दक्षिण 


ÏÏ 


उमराव पुल से होते हुए मंडी के पीछे से आमनेर नदी किनारे होते हुए रानी मंदिर के पीछे स्टाप डेम 
होते हुए 

शीतला मंदिर तक । 
शीतला मंदिर से आगे बढ़ते हुए खैरागढ़ - दुर्ग मार्ग पार करते हुए संतोष साहू के घर तक । 
संतोष साहू के घर से आगे बढ़ते हुए भरदा रोड पार कर वेसलीयन स्कूल से आगे बढ़ते हुए 
राजनांदगांव मार्ग में गौतम चोपड़ा के मकान तक । 
पारस चोपड़ा के मकान से रोड पार कर बगसराम यादव के मकान से आगे बढ़ते हुए उमराव पुल 
तक । 


पश्चिम : 


942 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2020 


वार्ड क्रमांक 


13 पं . दीनदयाल उपाध्याय वार्ड (धनेली) 


उत्तर 


: 


पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


चोपड़ा धर्मकांटा से आगे स्व. विजयलाल चोपड़ा स्कूल के पीछे आमनेर नदी तट से चोपड़ा फार्म होते 
हुए सरजू वर्मा के घर के पीछे आमनेर नदी तक । 
सरजू वर्मा के घर से दुर्ग रोड पार करके खेमचंद वर्मा के घर होते हुए लुनिया फार्म के पीछे तक । 
लुनिया फार्म के पीछे से गौतम वर्मा के मकान होते हुए मोरध्वज वर्मा के कोठार तक । 
मोरध्वज वर्मा के कोठार से देवारीभांट रोड पार करके महेन्द्र वर्मा के घर होते हुए रामकिशन वर्मा के 
घर के पीछे से दुर्ग रोड पार कर चोपड़ा धर्मकांटा तक । 


वार्ड क्रमांक 


14 संत रविदास वार्ड (सोनेसरार) 


उत्तर 


पूर्व 


।। 


लालचंद उइके के घर से आगे सम्पूर्ण नदी किनारे किनारे होते हुए राजेश प्रजापति के घर तक । 
राजेश प्रजापति के घर से रोड पार कर सार्वजनिक मंच से मुख्य मार्ग में तुकाराम बोरकर के होते हुए 
सोनालिका ट्रैक्टर शोरूम तक । 
सोनालिका ट्रैक्टर शोरूम से रोड पार कर कमलेश कोठले के घर पीछे नदी किनारे मुक्तिघाम तक । 
मुक्तिघाम से नदी किनारे होते हुए सामुदायिक शौचालय के आगे बढ़ते हुए लालचंद उइके के घर 


दक्षिण 
पश्चिम 


|| 


तक । 


वार्ड क्रमांक 


15 सुभाषचंद्र बोस वार्ड ( अमलीडीह खुर्द) 


उत्तर 


पूर्व 


।। 


पांडादाह रोड ग्रीन पार्क होटल होते हुए मुस्का नदी होते हुए बायपास नवीन पुलिया तक । 
बायपास नवीन पुलिया से लांजी रोड पार करते हुए सम्पूर्ण बायपास मार्ग में आगे बढ़ते हुए 
अमलीडीह रोड पार करके आमनेर नदी तक । 
आमनेर नदी में बायपास नवीन पुलिया से सम्पूर्ण आमनेर नदी तट होते हुए कुम्ही पुलिया तक । 
कुम्ही पुलिया से धनुष कोठले के घर से लांजी रोड पार करते हुए ग्रीन पार्क होटल तक । 


दक्षिण 
पश्चिम 


वार्ड क्रमांक 


- 


16 शहीद निकेश यादव वार्ड 


उत्तर 


पूर्व 


ÏÏ 


काण्डे पटवारी के घर से होते हुए मुस्का नदी के किनारे से कृपाराम देवांगन के मकान तक । 
कृपाराम देवांगन के घर से सड़क पार करते हुए कुंजल होटल होते हुए लादू देवांगन घर से आमनेर 
नदी तक । 
आमनेर नदी से होते हुए दक्षिण की ओर बढ़ते हुए खान के घर तक । 
खान के घर से सड़क पार करते हुए तोरण ठाकुर के घर होते हुए ईदगाह भांठा से आगे बढ़ते हुए 
बायपास रोड तक । 


दक्षिण 
पश्चिम 


Ï|| 


वार्ड क्रमांक - 17 दाऊचौरा वार्ड 


उत्तर 


: 


पूर्व 


: 


चतुरमल जैन के घर से उत्तर की ओर बढ़ते हुए चिंताहरण सिंह चाल किनारे होते हुए मोती नाला 
के संगम तक । 
मुस्का नदी एवं मोती नाला संगम से होते हुए पूर्व की ओर पायल सिनेमा से रोड पार कुशाल चंद 
जैन के गोदाम से पुराना रपटा तक । 
कटिंग घाट संगम से आगे बढ़ते हुए दक्षिण की ओर सम्पूर्ण सारथी मोहल्ला से देवांगन मोहल्ला में 
बढ़ते संजू देवांगन के घर तक । 
संजू देवांगन घर से होते हुए कुंजल ठाकुर घर से. शिव मंदिर से होते हुए मुन्ना किराना स्टोर से रोड 
पार चतुरमल जैन के घर के पीछे मुस्का नदी तक । 


दक्षिण 


। 


पश्चिम 


वार्ड क्रमांक 


18 डॉ . भीमराव अम्बेडकर वार्ड 


उत्तर 
पूर्व 
दक्षिण 


।।। 


कुशालचंद जैन के भवन से होते हुए नगर पालिका कार्यालय से आगे बढ़ते उत्तम बाड़ा तक । 
उत्तम बाड़ा के पीछे से पटेल मोहल्ला आमनेर नदी तक । 
आमनेर नदी किनारे किनारे आगे बढ़ते हुए रपटा में सामुदायिक शौचालय से लांजी रोड पार बख्शी 
स्कूल के पीछे से सुभाष पाठक के घर से पुल पार कर कृष्णा भवन होते हुए शिवमंदिर तक । 
शिवमंदिर से रोड पार कर जयराम पटेल, नीरेश सिंह के घर होते हुए नदी के किनारे पुल पार मिहिर 
मंगल के पीछे से कुशाल चंद जैन के भवन तक । 


पश्चिम 


H 


- 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2020 


942 ( 3 ) 


वार्ड क्रमांक 


19 गोकुल नगर वार्ड (टिकरापारा) 


उत्तर 
पूर्व 
दक्षिण 


।।। 


पुराना चीरघर होते हुए पुलिस थाना बढ़ते हुए पुलिस निरीक्षक के घर तक । 
पुलिस निरीक्षक के घर से होते हुए राजनांदगांव - कवर्धा मार्ग में दादा बाड़ी तक । 
दादा बाड़ी के पीछे से नदी किनारे होते हुए फारेस्ट नर्सरी से आगे बढ़ते हुए हर्ष दशरिया के मकान 


तका 


पश्चिम : 


हर्ष दशरिया के मकान से अकरजन रोड पार कर डाक्टर वर्मा के मकान होते हुए यादव भवन से नदी 
पार कर पुराना टिकरापारा का सम्पूर्ण क्षेत्र लेते हुए चीरघर तक । 


वार्ड क्रमांक 


20 सिविल लाईन वार्ड (सिविल लाईन / खम्हरिया) 


उत्तर 


: 


पूर्व 
दक्षिण 


|| 


कोहकाबोड़ रोड में सम्पूर्ण अटल आवास, होते हुए राजनांदगांव मार्ग में आगे बढ़ते हुए विवेकानंद 
पब्लिक स्कूल, पादरी डेरा होते हुए रानी रश्मि देवी पेट्रोल पंप तक । 
रानी रश्मि देवी पेट्रोल पंप से रोड पार डी.एफ.ओ. बंगला होते हुए फारेस्ट रेंज ऑफिस तक । 
फारेस्ट रेंज ऑफिस से पुलिस थाना की ओर बढ़ते हुए रोड पार करते हुए पुराना चीरघर से सम्पूर्ण 
विद्या नगर होते हुए वन मण्डल अधिकारी कार्यालय से आगे बढ़ते हुए सुखउ लहरे के घर से नाला 
पार कर प्रेमलाल लहरे के घर तक । 
प्रेमलाल लहरे के घर से रोड पार कर बसंत के घर से आगे बढ़ते हुए अटल आवास तक । 


पश्चिम 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

एच . आर. दुबे, उप - सचिव. 


अटल नगर, दिनांक 8 सितम्बर 2020 


क्रमांक एफ 1-4 / 2020 / 18.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की 
अधिसूचना क्रमांक एफ 1-4 / 2020 / 18 दिनांक 08-09-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा 
प्रकाशित किया जाता है । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

एच. आर. दुबे, उप – सचिव. 


Atal Nagar, the 8th September 2020 


NOTIFICATION 


No. F 1-4 / 2020/ 18. In exercise of the powers conferred by sub section ( 1 ) of section 29 of the 
Chhattisgarh Municipalities act 1961 ( No. 37 of 1961 ) the State Government hereby determine the extent of 
wards of Municipal Council Khairagarh District Rajnandgaon as per Schedule given below : 
1. Devide Municipal Council Khairagarh in 20 Wards and describe the limits of each ward as shown in 

schedule. 


2. Notify that one councilor shall be elected from each such ward . 


SCHEDULE 


S.No. of Ward 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 


Name of The Ward 
Mahatma Gandhi Ward (Pipariya ) 
Rani Avanti Bai Ward ( Pipariya ) 
Ganji Para Ward 
Rajfamily Ward 
Thakur Para Ward 
Bareth Para Ward 
Mahavir Swami Ward (Gol Bazaar ) 
Turkari Para Ward 
Itwari Bazaar Ward 
Guru Ghasi Das Ward (Lalpur ) 
Sheetla Mandir Ward ( Killa Para / Dharampura ) 
Amli Para Ward 


942 ( 4 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2020 


13 
14 
15 
16 
17 
18 


Pt. Dindayal Upadhyay Ward (Dhaneli) 
Sant Ravi Das Ward (Sonesarar) 
Subhash Chandra Bose Ward ( Amlidihkhurd ) 
Shaheed Nikesh Yadav Ward 
Dauchaura Ward 
Dr. Bhim Rao Ambedkar Ward 
Gokul Nagar Ward ( Tikra Para ) 
Civil Line Ward (Civil Line/Khamhariya ) 


19 


20 


DESCRIPTIONS OF THE BOUNDRIES OF WARD OF NAGAR PALIKA KHAIRAGARH 

Ward 01 MAHATMA GANDHI WARD ( PIPARIYA ) 
01. NORTH : From Shailendra Verma house to cross the road via ramavatar house , muslim Kabristan to 

dhan kharidi Kendra via durga temple . 
02. EAST From dhan kharidi Kendra cross the road to central school via jayram pond . 
03. SOUTH : From central school to forest camp, via Masjid up to the end of the river to Muktidham . 
04.WEST From muktidham up to rupdas patel house to shailendra varma house via Krishna verma 

house . 


Ward 02 RANI AVANTIBAI WARD ( PIPARIYA ) 


01. NORTH : 


02. EAST 


: 


From Hitesh Verma house towards kothar of chandresh verma across the road to kothar of 
ghosu. 
From Ghosu kothar up to Durga Manch, across the new primary school building and the house 
of Bhanupratap on the main road up to middle school building before muslim kabristan . 
From the street beside the Muslim kabristan to main road upto Manoj Sahu s house in Maru 
Tola Road . 
From across the road of Manoj Sahu s house up to the house of hitesh verma via Safik Khan s 
house . 


03. SOUTH : 


04.WEST 


Ward 03 GANJIPARA WARD 


01. NORTH : 
02. EAST : 


In Mongra From the house of Tulsi Patle to Mongara pond through the entire Mongra area . 
Across the bridge of Mongra Talab via house of Vishnu Yadav and through Gayatri Nagar to 
Sridhar Advocate House and Siddharth Singh s House and from Water Supply House up to 
Sweeper Mohalla . 
From Sweeper Mohalla via Sai Mandir main road and From B.T.I. To Shiva Indane Gas 
godown . 
From the Shiva Indane gas godown towards Lara Dam across The River up to Mongra. 


03. SOUTH : 


04.WEST 


Ward 04 RAJFAMILY WARD 


01. NORTH : 


02. EAST 


: 


From Vinay Sharan Singh s house via house of Dineshwar Singh s up to the house of 
Ghritendra Singh s in Yadav Mohallah 
From Ghritendra Singh s house , beside the edge of Pipariya Nala up to Shitala Mandir via 
Shailendra Singh s House , towards Jamat Para up to Sandeep Kirana Store . 
From Sandeep kirana Store up to Surbhi Book depot via BBC House . 
From Surabhi Book Depot up to the house of Vinay Sharan Singh s in Main road via Janpad 
Office and Mangal Bhawan Atal Udyan . 


03. SOUTH : 
04.WEST 


Ward 05 THAKUR PARA WARD 


01. NORTH : 
02. EAST : 
03. SOUTH : 
04.WEST 


From Lalpur Stop Dam beside bank of river Piperiya up to Chaitu Rajak s house . 
From the house of the Chaitu Rajak up to the house of Purushottam Mahobia . 
From house of Purushottam Mahobia up to Government hospital. 
via Government Hospital up to lalpur stop dam . 


Ward 06 BARETH PARA WARD 


01. NORTH : 


From Rafiq Khan s house via bank of the river up to the house of Prahlad Janghel. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2020 


942 ( 5 ) 


02. EAST 


03. SOUTH : 


From the house of Prahlad Janghel up to the house of Rohit Patel up to the house of Shankar 
Yadav and from house of Prahlad Janghel up to the house of Tula Ram Patel beside the bank 
of river . 
from the house of Bhagwat Agarwal via Bharat Yadav toward bakshi marg east up to the 
house of Amarchand Baid . 
From the house of Amarchand Baid, across the road up to the house of Anil Photani via house 
of Kapil Srivastava , up to the river bank and from the house of Rafiq khan up to the house of 
Bachumal Jagmalani. 


04.WEST 


Ward No. 07 Mahavir Swami Ward ( Gol Bazaar) 


1. NORTH : 


02. EAST : 
03. SOUTH : 


from the house of Bunty Tiwari up to the house of Chintaharan Singh across the road shop of 
Anil Ranglani up to Banke Bihari Temple across the road via yesh medical up to the house of 
Vijaypal. 
From house of Vijaypal up to the shop of Shankar Baid . 
from shop of Shankar Baid up to Yash General Store across the road via house of Bhikham 
Chand Kshatri and from Ashish store up to the house of Subhash Kochhar across the road up 
to Durga Electricals via Ganpati plastic store and from Durga Electricals up to paan shop of 
Chetan Vaswani via verma agriculture on Rajnandgaon main road . 
From Chetan Vaswani Paan shop to Jai Stambh Chowk across Govt. Girls school up to the 
house of Bunty Tiwari . 


04.WEST 


: 


Ward No. 08 TURKARI PARA WARD 


01. NORTH : 
02. EAST : 
03. SOUTH : 


From the house of Deepchand Chopda up to the house of Chandan Agarwal in Bakshi marg. 
From Chandan Agarwal s house up to rajnandgaon kawardha main road . 
From the shop of Bal Mukund Soni up to State Bank of India in Rajnandgaon Kawardha Main 
Road . 
Via Gujarati hotel up to the shop of sharad jain in State Bank of India gali across the road up 
to the house of deep chand chopra via house of Dulichand jain . 


04.WEST 


Ward No. 09 ITWARI BAZAAR WARD 


01. NORTH : 


02. EAST 


From the house of Pradeep Aggarwal across shantoshi temple up to the house of Thanu Rajak 
and from the house of Pannu Jain up to Jwara Ghat across the road . 
From Jawara Ghat to Cutting Ghat along the banks of River up to the house of Sudama Patel 
via house of Vinita Dubey. 
From house of Sudama Patel up to Agrasen manch across the road . 
From the house of Anand Jha up to Santoshi Mata Mandir chowk via house of Manilal 
Agrawal from Agrasen manch . 


03. SOUTH : 
04.WEST : 


Ward No. 10 GURUGHASIDAS WARD ( LALPUR ) 


01. NORTH : 


: 


02. EAST 
03. SOUTH : 
04.WEST : 


From house of Mohan Joshi up to the shop of Gajanan Devangan via old wine shop in the east 
of Khajari Marg and Devarin Talab Road . 
From Gajanan shop to Community Toilet across the road up to culvert in main road . 
From culvert up to Lalpur Muktidham along the bank of River. 
From Kanji house across Muktidham road and from house of Chandresh joshi up to Mongra 
Turn in Khamtarai road . 


Ward No.11 SHEETLA MANDIR WARD ( KILLAPARA / DHARMPURA ) 


01. NORTH : 
02. EAST 
03. SOUTH : 


From the house of Kachru Bhandekar up to the Stop Dam via Shani temple in Dhamdha Road . 
From stop dam up to kunwari Path Umrao bridge along the bank of River . 
From house of Bhondu Patel up to Mahamaya Temple via house of shobha yadav from umrao 
bridge . 
From Mahamaya Temple to Hat Bazar across the road and up to the house of Kachru 
Bhandekar along the bank of River . 


04.WEST 


Ward 12 AMLIPARA WARD 


01. NORTH : 


From the back side of Mandi and Umrao Bridge along the bank of Amner River up to sheetala 
temple via Stop Dam and back of Rani temple . 


942 ( 6 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 1 अक्टूबर 2020 


02. EAST : 
03. SOUTH : 


From Shitala Temple up to the house of Santosh Sahu across the Khairagarh - Durg road . 
From the house of Santosh Sahu across the road via Wesliyan school up to the house of 
Gautam Chopda in Rajnandgaon Road . 
From the house of Paras Chopda up to Umrao Bridge . via house of Bagas Ram Yadav across 
the road . 


04.WEST 


Ward 13 PT . DINDAYAL UPADHYAY WARD (DHANELI) 


01. NORTH : 


From Chopda weigh Bridge to back side of late Vijay Lal Chopra School up to the bank of 
Amner River and from Chopda Farm house up to the back of house of Sarju Verma up to 
Amner river . 
From the house of Sarju Verma up to back of luniya farm via house of Khem Chand Verma 
across Durg road. 
From the back of Lunia Farm up to the Kothar of Mordhwaj verma via house of Gautam 


02. EAST 


: 


03. SOUTH : 


verma . 


04.WEST 


: 


From Kothar of Moradhwaj Varma up to the house of Mahendra Verma accros Devaribhat 
road and up to Chopda weigh bridge via back of Ramkishan verma house across the Durg 
Road . 


Ward 14 SANT RAVIDAS WARD ( SONESARAR ) 


01. NORTH : 


02. EAST 


From house of Lalchand Uike up to the house of Rajesh Prajapati elong the entire bank of 
river . 
From house of Rajesh Prajapati up to Sonalika Tractor Showroom via public manch across the 
road up to Tukaram Borkar house one Main Road. 
From Sonlika Tractor Showroom to the back of house of Kamlesh Kothale and up to 
Muktidham along the bank of River . 
From Muktidham up to the house of Lalchand uike via community toilet along the bank of 
River. 


03. SOUTH : 


04.WEST 


: 


Ward 15 SUBHASH CHANDRA BOSE WARD ( AMLIDIHKHURD ) 


01. NORTH : 
02. EAST : 


From Green Park Hotel in Pandadah road up to the Bypass of new culvert of Muska River . 
From Bypass of new culvert up to the Amner River across the Lanji Road and complete 
bypass road across Amlidih Road . 
From Bypass new culvert up to Kumhi culvert along the complete bank of Amner River . 
From Kumhi culvert to the house of Dhanush Kothale and up to Green Park Hotel across 
Langi Road. 


03. SOUTH : 
04.WEST : 


Ward 16 SHAHEED NIKESH YADAV WARD 


01. NORTH : 


02. EAST 


From the house of Kande Patwari up to the house of Kriparam Devangan across the bank of 
Muska River . 
From the house of Kripa Ram Dewangan up to Kunjal Hotel across the road up to Amner 
River via house of Ladu Dewangan . 
Across the bank of Amner river up to the house of khan in south . 
From the house of Khan up to bypass Road across the Road up to the house of Toran Thakur 
and Idgah Bhata. 


03. SOUTH : 
04.WEST : 


Ward no . 17 DAUCHAURA WARD 


01. NORTH : 


02. EAST 


From the house of Chatur Mal Jain up to chawl of Chintaharan Singh in the North and up to 
Moti Nala Sangam . 
Via sangam of Muska river and Moti Nala up to the Goduwn of Kushal Chand jain and old 
rapta towards east of Payal Cinema Road . 
From Cutting Ghat Sangam to Complete sarthi Mohallah and up to house of Sanju Devangan 
in Devangan Mohallah towards south . 
From the house of Sanju Devangan up to the house of Kunjal Thakur via Shiva Temple and up 
to back of Muska River across the road to Munna Kirana Store and house of Chaturmal Jain . 


03. SOUTH : 


04.WEST 


Ward No. 18 DR . BHEEM RAO AMBEDKAR WARD 


01. NORTH : - From house of Kushal Chand Jain up to Uttam bada via Nagar Palika Office . 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 अक्टूबर 2020 


942 ( 7 ) 


02. EAST 
03. SOUTH : 


From the back of Uttam Bada up to Patel Mohallah and Amner River. 
From Community Toilet on the River bank of Amner River across lanji road up to the back of 
Bakshi school after rapta and up to Shiv Temple via house of Subhash pathak and Krishna 
Bhawan across Rapta . 
From Shiv Temple Road to Jairam Patel and via house of Niresh Singh up to the bridge of 
River and up to the house of Kushal Chand jain from the back side of the house of Mihir 
Mangal. 


04.WEST 


Ward No. 19 GOKUL NAGAR WARD ( TIKRAPARA ) 


01. NORTH : 
02. EAST : 
03. SOUTH : 


From old Morchery up to the house of Police Inspector via Police Thana . 
From the house of Police Inpector up to Dada badi in Rajnandgaon Kawardha Road . 
From the back side of Dada Badi up to the house of Harsh Dasariya along with the bank of 
River via Forest Nursery. 
From the house of Harsh Dasariya up to the house of Dr. Verma across Akarjan Road and 
from Yadav Bhawan up to Morchery complete Area of old tikrapara across the River. 


04.WEST 


: 


Ward No. 20 CIVIL LINE WARD (CIVIL LINE /KHAMAHRIYA ) 


01. NORTH : 


02. EAST : 
03. SOUTH : 


From complete Atal Awas up in khohkabod road to Rani Rashmi Devi Petrol Pump via 
Vivekanand Public school and Padari Dera in Rajnandgaon Road . 
From Rani Rashmi Devi Petrol Pump across to Forest Range Office via DFO Bangalow . 
From forest range office to Police Thana and across Morchery complete Vidya Nagar crossing 
the sewer up to house of Premlal lahre via Distict Forest Office and house of Sukhau Lahre . 
From the house of Premlal Lahre up to Atal Awas via house of Basant across the Road . 


04.WEST 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

H. R. DUBEY , Deputy Secretary . 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020 . 


